निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 फाल्गुन 1941 ( O ) 
( सं o पटना 180 ) पटना , मंगलवार , 3 मार्च 2020 


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

27 फरवरी 2020 
सं ० वानिकी निगम -02 / 2014-815 / प ० व ० -- पर्यावरण एवं वन विभागीय संकल्प संख्या -332, दिनांक 
28.01.2013 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या - वानिकी निगम -02 / 2014-412 / प ० व० , दिनांक -09.02.2015 के 
माध्यम से बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा केन्दु पत्ती के संग्रहण, भंडारण एवं विपणन हेतु अपनायी जाने 
वाली प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए राज्य में केन्दु पत्ती की उपलब्धता के आधार पर कुल -91 ( इक्यानवे) केन्दु पत्ती 
की इकाईयों को उनकी संख्या, नाम तथा मानक बोरो में उनमें उपलब्ध केन्दु पत्ती की मात्रा प्रादेशिक प्रक्षेत्रवार 
अधिसूचित किया गया है । तदोपरांत नवादा वन प्रमंडल के रजौली वन क्षेत्र में अवस्थित चटकरी , डिबोर- i एवं 
डिबोर-ii के आश्रयणी क्षेत्र होने की सम्पुष्टि के पश्चात् इन क्षेत्रों में केन्दु पत्ती के संग्रहण को प्रतिबंधित करने संबंधी 
राज्य सरकार की नीति के अनुरूप केन्दु पत्ती की ईकाईयों / लॉटों की संशोधित सूची विभागीय अधिसूचना संख्या -1338 
दिनांक .- 29.04.2019 द्वारा अधिसूचित की गई है । अधिसूचना संख्या -1338 दिनांक -29.04.2019 के निर्गत होने के 
पश्चात् पुनः बिहार वानिकी विकास निगम लि ० एवं वन प्रमंडल, नवादा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में चितरकोली 
ईकाई के रजौली ( नवादा ) वन्यप्राणी आश्रयणी के अंतर्गत होने तथा इस ईकाई से केन्दु पत्ती के संग्रहण के संबंध में 
निर्णय विचाराधीन है । 

राज्य में अवस्थित विभिन्न केन्दु पत्ती ईकाइयों / प्रचयों में पत्ती की उपलब्धता में कमी की सूचना प्रचय क्रेताओं 
द्वारा की जाती रही है । इसके आलोक में केन्दु पत्ती के विभिन्न प्रचयों में विगत पाँच वर्षों में किए गए संग्रहण की मात्रा 
संबंधी विवरणी के साथ निगम द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि विगत पाँच वर्षों में हुए संग्रहण के औसत मात्रा को प्रचयों 
में केन्दु पत्ती की उपलब्धता मानते हुए ईकाइयों की संशोधित मात्रा अधिसूचित की जाय । 

संग्रहण, मौसम 2020 निकट होने के फलस्वरूप चितरकोली ईकाई से पत्ती संग्रहण को लंबित रखते हुए 
बिहार वानिकी विकास निगम के पत्रांक -609 दिनांक -13.12.2019 एवं पत्रांक -28 दिनांक -21.01.2020 से प्राप्त प्रस्ताव 
के आलोक में राज्य को विभिन्न केन्दु पत्ती प्रचयों में केन्दु पत्ती की उपलब्धता निम्नवत् अधिसूचित की जाती है: 
प्रादेशिक प्रक्षेत्र इकाई सं ० इकाई का नाम 

अधिसूचित मात्रा ( मानक बोरों में ) 

डोंडा 
औरंगाबाद 

दुलारे 
अनवर सलैया 
चकर बंधा 


611 


850 


612 


500 


613 


700 


614 


2500 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 मार्च 2020 


615 


1800 


616 


650 


617 


500 


618 


00 


619 


1100 


620 


600 


621 


550 


622 


800 


623 


1700 


624 


1550 


625 


1200 


626 


400 


627 


1500 


इमागंज 


सहियारे 

उमगा 
इटकोहिया 
दाउदनगर 

अरोरा 
मलहारी 
पंचमह 
पकरीगुरिया 
फुलवरिया 
परसाचुआँ 
चाँदपुर 
महापुर 
नागोवार 
बलियारे 
छतरपुर 
इमनाबाद 
रबदी 
भदवार 
सोनपुरा 
गोटी बाँध 
हरदौन 
धनगाँई 
बाराचट्टी 
जयगीर 
तेतरीया 
अंबातारी 


628 


1300 


629 


900 


630 


450 


631 


400 


632 


650 


633 


400 


634 


1400 


635 


650 


636 


500 


637 


638 


बाराचट्टी 


1000 
विलोपित (वन्यप्राणी आश्रयणी) 
विलोपित ( वन्यप्राणी आश्रयणी) 

1400 


639 


640 


641 


बैजनाथपुर 


2000 


642 


1000 


643 


900 


644 


500 


645 


1200 


646 


1750 


647 


00 


गुरपा 


648 


950 


649 


50 


650 


00 


651 


00 


669 


00 


652 


750 


653 


बरांडी 
सराने 
झुरांग 
मनहोना 
बसकटवा 
बराहकोल 
मधीकलौंदा 

महेर 
सकीर बिग्घा 
बराबर 
जेठईन 
पिछली 

चिरेल 
चितरकोली 
बुधियासाख 
चटकरी 
माधोपुर 
एकतारा 
पहाड़पुर 

मानपुर 
महुलियाँरोड़ 
मधुरापुर 
रानीगदर 
सोखेवेदेवरा 
गोखैन 


1200 


654 


܀ 


रजौली 


655 


656 


1800 
विलोपित ( वन्यप्राणी आश्रयणी) 

1150 


657 


658 


800 


659 


700 


660 


1150 


661 


400 


कौवाकोल 


662 


800 


663 


1150 


664 


550 


665 


450 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 


3 मार्च 2020 


3 


666 


750 


667 


00 


728 


400 


जमुई 


729 


1050 


730 


00 


कोशीरूखी 
पकरी बराँवा 

जमुई 
सिकन्दरा 

गढ़ी 
फोकसा 
नरगंजों 
भेलवा 
चरकापाथर 
गगनपुर 


731 


00 


झाझा 


732 


400 


733 


100 


734 


100 


735 


500 


736 


350 


737 


950 


738 


बटिया 
सिमुलतल्ला 

चकाई 
कछुआ 
दुलमपुर 


500 


चकाई 


739 


500 


740 


700 


800 


500 


801 


600 


802 


00 


कधार 
कोझी 
खोधिया 
लोहसिंगना 
भितेया 
मोथाबारी 


बौसी 


803 


250 


804 


300 


805 


00 


806 


550 


807 


650 


फुलीडूमर 
झिलुआ 
कुशबथान 
तरौना 


बाँका 


808 


100 


809 


400 


810 


400 


811 


200 


812 


50 


813 


50 


814 


550 


सुईया 
पररिया 
कटसकरा 
डोमसरनी 
भैरोगंज 
टोनापाथर 
देवसी 
गौरउर 
भोरसार 
कोलोथर 


कटोरिया 


815 


350 


200 


816 
817 


250 


818 


600 


819 


300 


671 


1100 


672 


450 


673 


1150 


674 


मधुकुपिया 

परछा 
तियोरा 
बौलिया 
कोरियारी 
नकटीभवनवा 
चकडीह 


350 


रोहतास 


675 


900 


676 


650 


677 


600 


678 


350 


680 


रमडीहरा 

चैनपुर 
सासाराम 


450 


सासाराम 


681 


350 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 मार्च 2020 


706 


1750 


भीतरी बाँध 
नौहट्टा 


चेनारी 


707 


1650 


698 


710 मल्हीपुर 

2050 
भभुआ 

कल्याणीपुर 

1150 
2. विभागीय अधिसूचना संख्या -412 दिनांक -09.02.2015 एवं अधिसूचना संख्या -1338 दिनांक 29.04.2019 को 
इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
3. चितरकोली ईकाई के संबंध में आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

दीपक कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव 


अधीक्षक , 

सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 180-571 + 500 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


